निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 7 अक्तूबर 2013 


( सं० पटना 787 ) 


सं0 3 - ए - 3 - भत्ता - 06 / 2007 - 10383 - वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

7 अक्तूबर 2013 
विषयः- बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के वैतनिक आरक्षी कोटि के कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी गृह रक्षकों को 

वर्दी/पोशाक के बदले नगद राशि भुगतान की दर में बढ़ोत्तरी के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4442, दिनांक 28 / 04 / 2010 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयं 
सेवी गृह रक्षकों को प्रति दो वर्षों में ₹2650 एवं वैतनिक कर्मियों को प्रतिवर्ष ₹2650 वर्दी/पोशाक हेतु 
नगद राशि के भुगतान की सुविधा प्राप्त हो रही है । यह राशि तत्समय पुलिस कर्मियों को मिल रही राशि 
के बराबर है । 

2. वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7567, दिनांक 
14/ 07/ 2010 के द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए पूर्व स्वीकृत वर्दी राशि ₹2650 को बढ़ाकर 
₹4000 की दर स्वीकृत की गयी है । इस क्रम में , बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के स्वयंसेवी गृहरक्षकों 
एवं वैतनिक कर्मियों द्वारा वर्दी के लिए नगद राशि की मात्रा में बढ़ोत्तरी की माँग की गयी है । 

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये है: 

(i) गृह रक्षा वाहिनी संगठन के स्वयंसेवी गृह रक्षकों के लिए प्रति दो वर्ष पर ₹4000 एवं वैतनिक 
कर्मियों अधिनायक / अधिनायक ग्रेड - 1 एवं सिपाही तक को प्रतिवर्ष ₹4000 की दर से वर्दी/ पोशाक के बदले 
नगद राशि का भुगतान किया जायेगा । इस भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए राशि को सम्बन्धित कर्मियों 
के वेतन बैंक) खाते में जमा किया जाएगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 अक्तूबर 2013 
(ii ) भविष्य में पुलिस कर्मियों के वर्दी के लिए भुगतेय नगद राशि के पुनरीक्षण होने पर तत्संबंधी 
तिथि से इन कर्मियों को भी तदनुसार पुनरीक्षित दर से वर्दी के लिए नगद राशि की सुविधा प्राप्त हो जाएगी । 

(ii ) यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा और इसके पूर्व की अवधि के लिए पुनरीक्षित 
दर से वर्दी के लिए नगद राशि का भुगतान नहीं होगा । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 787 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


